निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार, 23 जून 2014 


( सं० पटना 514 ) 


सं० 3ए - 3 - (या०भ० ) - 01/ 2010 - 5293 


वित्त विभाग 


प्रेषक, 


प्रभात शंकर , 


अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक0 ), 
महालेखाकार कार्यालय, 


वीरचंद पटेल पथ , पटना , बिहार । 


पटना, दिनांक 23 जून 2014 
चिकित्सा उपचारादि के लिए यात्रा - भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में । 


विषयः 


महाशय , 


AD 


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के कर्मियों को चिकित्सा यात्रा 
हेतु वित्त विभाग के पत्रांक 5449 , दिनांक 24 / 04 / 1960 के द्वारा अनुमान्य वातानुकूलित आवासन से 
यात्रा की सुविधा को विभिन्न चिकित्सा उपचार नियमावली एवं आदेश के अधीन चिकित्सोपचार प्राप्ति के 
लिए की गयी यात्राओं में उक्त सुविधा अनुमान्य नहीं होने का निर्णय लिया गया था । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जून 2014 
इस निर्णय में व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिपथ में रखते हुए उक्त पत्र के द्वारा लिए 
गए निर्णय को तत्काल प्रभाव से विलोपित करते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि अपने कर्त्तव्यपालन 
के दौरान कोई राज्यकर्मी बीमार हो जाए और सक्षम प्राधिकार मामले की गंभीरता समझे तो उपचार 


स्थल तक का आवक - जावक यात्रा के लिए यात्रा भत्ता स्वीकृत कर सकेगा । 


विश्वासभाजन , 


प्रभात शंकर , 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 514-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


